रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 / 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


-:-. 


SALEM 


antan 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii) 
PART II — Section 3 – Sub - section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 2338] 
No.2338 


नई दिल्ली , शुक्रवार , अगस्त 18 , 2017 / श्रावण 27 , 1939 
NEW DELHI, FRIDAY , AUGUST 18 , 2017/SRAVANA 27 , 1939 


NEW 


कोयला मंत्रालय 


अधिसूचना 


नई दिल्ली, 16 अगस्त, 2017 


का . आ . 2672( अ). - केन्द्रीय सरकार ने कोयला धारक क्षेत्र ( अर्जन और विकास ) अधिनियम, 1957 (1957 का 20 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 7 की उप - धारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के कोयला 
मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 588, तारीख 9 मार्च, 2017, जो भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उप - खण्ड (ii), तारीख 
11 मार्च, 2017 में प्रकाशित की गई थी , उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 1632.380 हेक्टेयर ( लगभग ) या 4033 .61 
एकड़ ( लगभग) परिक्षेत्र की भूमि और ऐसी भूमि में या उस पर के भू - सतह अधिकारों का अर्जन करने के अपने आशय की सूचना 
दी थी ; 


और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 8 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ; 


और, केन्द्रीय सरकार का पूर्वोक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और छत्तीसगढ़ सरकार से परामर्श करने के पश्चात् 
यह समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची में वर्णित 1632. 380 हेक्टेयर ( लगभग) या 4033. 61 एकड़ ( लगभग ) माप वाली 
भूमि और ऐसी भूमि में या उस पर के भू - सतह अधिकार अर्जित किए जाने चाहिए ; 


अतः, अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप - धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह 
घोषणा करती है कि इससे संलग्न अनुसूची में वर्णित 1632.380 हेक्टेयर ( लगभग ) या 4033.61 एकड़ ( लगभग) माप वाली भूमि 
और ऐसी भूमि में या उस पर के भू - सतह अधिकार अर्जित किए जाते है । 


इस अधिसूचना के अधीन आने वाले क्षेत्र के रेखांक संख्या एसईसीएल / बीएसपी / जीएम (पीएलजी) / भूमि / 
2017 / 514, तारीख 27 जून , 2017 का निरीक्षण कलक्टर, जिला सूरजपुर और सरगुजा ( छत्तीसगढ़ ) के कार्यालय में या कोयला 
नियंत्रक , 1, कांउसिल हाउस स्ट्रीट, कोलकाता - 700001 के कार्यालय में या साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (राजस्व 
अनुभाग), सीपत रोड, बिलासपुर – 495006 ( छत्तीसगढ़) के कार्यालय में किया जा सकता है । 


5042 GI/ 2017 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3(ii)] 


अनुसूची 
रेहर पश्चिमी ब्लाक, विश्रामपुर क्षेत्र , 
जिला - सुरजपुर और सरगुजा ( छत्तीसगढ़ ) 


[रेखांक संख्या एसईसीएल / बीएसपी / जीएम ( पीएलजी) / भूमि / 2017 / 514, तारीख 27 जून , 2017 ] 


भू - सतह अधिकारः 


( क ) राजस्व भूमि : 


तहसील 


जिला 


क्षेत्र हेक्टर में | टिप्पणियां 


नाम 


पटवारी हल्का 
संख्या 

11 


| कम स . | ग्राम का | ग्राम 

संख्या 
जोबगा 

275 
पोंडी 

270 
सपकरा 

418 
4. मानी 

659 
| गेतरा | 138 


12 


27 
12 


| सुरजपुर सुरजपुर 

119 .153 भाग 
सुरजपुर सुरजपुर 

176 .595 भाग 
सुरजपुर सुरजपुर 

83.240 भाग 
सुरजपुर सुरजपुर 

476. 614 | भाग 
लखनपुर सरगुजा 

289 .079 | भाग 
कुल : 1144. 681 हेक्टेयर ( लगभग ) या 2828.51 एकड़ ( लगभग ) 


( ख) संरक्षित वन भूमि : 


porncom 


क्रम सं . | वन का प्रकार कम्पार्टमेंट 

संख्या 
संरक्षित वन पी 1729 
संरक्षित वन पी 1759 
संरक्षित वन पी 1760 
संरक्षित वन पी 1761 
संरक्षित वन । वीवीएनपी 1843 
संरक्षित वन । वीवीएनपी 1844 | 


रेंज प्रभाग 

क्षेत्र 

टिप्पणियां 

हेक्टर में 
मानी दक्षिण सरगुजा 

134. 690 संपूर्ण 
पोंडी दक्षिण सरगुजा 

67. 340 संपूर्ण 
राजापुर दक्षिण सरगुजा 

150. 142 संपूर्ण 
राजापुर | दक्षिण सरगुजा 

25 .550 
लैंगा । दक्षिण सरगुजा 

77 . 810 भाग 
लैंगा दक्षिण सरगुजा 

32 .167 

संपूर्ण 
कुल : 487. 699 हेक्टेयर ( लगभग ) या 1205 . 10 एकड़ ( लगभग ) । 


( 61 


भाग 


कुल ( क + ख): 1144. 681 + 487. 699 = 1632. 380 हेक्टेयर ( लगभग ) 

या 4033.61 एकड़ ( लगभग ) 
1. ग्राम जोबगा (भाग) में अर्जित किए गए प्लाट संख्याक: 77 ( भाग ), 78 से 81, 82( भाग ), 83 से 94 , 95( भाग ), 96( भाग ), 
110 ( भाग ), 125 ( भाग), 126 से 133, 134( भाग), 135 से 139, 140 ( भाग ), 442, 443, 444 ( भाग ) , 445 ( भाग ), 446 से 485, 
486 ( भाग ), 487 ( भाग ), 613( भाग), 614, 615, 616 ( भाग ), 617 से 636, 637 ( भाग ), 644 ( भाग ), 645 ( भाग ), 646 से 709 , 
710 ( भाग ), 711, 712( भाग ), 719( भाग ), 833 ( भाग ), 834 से 837 , 838, 1021 (भाग ) से 1024( भाग ), 1027( भाग ) से 1029 ( भाग ), 
1030 , 1031 , 1032 ( भाग ), 1036( भाग ) , 1037 से 1040, 1041 ( भाग ), 1042 ( भाग ) , 1044 ( भाग), 1045 से 1076, 1077 ( भाग) , 1078 
से 1152 . 


2. ग्राम पोंडी (भाग) में अर्जित किए गए प्लाट संख्याकः 188, 189 ( भाग ), 190 , 191, 192 (भाग), 193( भाग ), 194, 195 , 196( भाग ), 
271 , 272 ( भाग), 273, 274 ( भाग ), 288 ( भाग), 291 ( भाग ), 292 से 304 , 305 ( भाग ), 306 से 366, 369 ( भाग ), 372 ( भाग ), 

376 से 386, 387( भाग ), 388( भाग ), 391 (भाग ), 392 ( भाग ), 393 से 551, 552( भाग ), 553 से 576, 
581 ( भाग ), 605 ( भाग ), 606( भाग ), 607 से 609, 793 (भाग ), 806( भाग ) , 887 ( भाग ) , 897 ( भाग ), 899( भाग ), 900 , 901 ( भाग ), 902 
से 928, 929( भाग ), 930( भाग ), 931, 932( भाग ) , 934( भाग) , 936( भाग ), 937( भाग ), 938 से 1094. 


3. ग्राम सपकरा ( भाग ) में अर्जित किए गए प्लाट संख्याक: 321 ( भाग ), 682 ( भाग ), 683 से 745, 746 ( भाग ), 747( भाग ) , 
767( भाग ), 774( भाग ), 775, 776( भाग ), 777 ( भाग ), 780 , 781 ( भाग ), 782 से 786, 787 ( भाग), 788( भाग ), 789 से 806, 808 से 
827, 828( भाग ), 830 ( भाग ) से 833 ( भाग ), 859( भाग ), 867( भाग ) . 


[ भाग II - खण्ड 3 ( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


4. ग्राम मानी (भाग ) में अर्जित किए गए प्लाट संख्याक: 22 ( भाग) से 30 ( भाग), 108( भाग ), 111( भाग) से 113( भाग), 114 से 176, 
177 ( भाग ), 179 ( भाग ), 180 से 860, 862 से 1183 , 1679. 


5 . ग्राम गेतरा (भाग ) में अर्जित किए गए प्लाट संख्याकः 1( भाग ), 2 से 268, 269( भाग), 270, 271 , 272( भाग ), 273, 274 (भाग ), 
275( भाग ), 276, 277, 278( भाग ), 279( भाग ) , 281 (भाग) , 295 ( भाग ), 297 से 304, 305 (भाग), 306 से 313, 314( भाग ), 315, 
316, 317 ( भाग ), 319 ( भाग ), 342( भाग ), 343 ( भाग ), 495( भाग ), 496 से 824, 825 ( भाग ), 826 से 840 , 841 ( भाग ), 842 ( भाग ), 
843 से 855, 856( भाग ), 857 से 861, 862 ( भाग ) से 864 (भाग ), 867( भाग ) से 869( भाग ), 884 ( भाग), 885( भाग ), 886, 887 , 
888 ( भाग ) से 891 (भाग ), 892 से 970, 972 से 993, 994 (भाग ), 995( भाग ), 996, 997, 998( भाग ), 1001( भाग ), 1002( भाग ), 
1003, 1004 ( भाग ), 1005 ( भाग ), 1010( भाग ) से 1012( भाग ), 1013, 1014 ( भाग ), 1015 ( भाग ), 1017 ( भाग ) से 1020 ( भाग ), 1021, 
1022( भाग ), 1023,1024, 1025( भाग ) से 1027 ( भाग ), 1032 ( भाग ), 1036( भाग ), 1050( भाग ), 1051( भाग ), 1052 से 1055, 
1056 ( भाग ), 1057 ( भाग ), 1069 ( भाग ), 1213, 1222, 1223, 1227 से 1229, 1231 ( भाग ). 


सीमा - वर्णन : 


क - ख - ग 


रेखा, बिन्दु " क " से आरंभ होती है और ग्राम गेतरा के प्लाट संख्याक 1036 , 994, 995 , 998, 1001, 1002, 
1004, 1005 , 891 , 890 , 889, 888, 884, 885, बिन्दु ख , 856 , 864, 863, 862, 867 से होती हुई बिन्दु "ग " 
पर मिलती है । 


ग - घ - ङ 


रेखा, बिन्दु ग से आरंभ होती है और ग्राम गेतरा के प्लाट संख्याक 867 , 868, 869 , 842 , 841 , 1010 , 
1011, 1012, 1014, 1015 , 1017 , बिन्दु घ , 839 , 1018 , 1019 , 1020 , 1022 , 1032 , 1026 , 
1027 , 1025 , 1050, 1051, 1069 , 1057, 1056, 825 , 1231 , 495, 281 , 278, 279 , 275 , 
274, 272, 295, 269, 297 , 305, 306, 307, 314, 319, 317, 342, 343, 1 से होती हुई बिन्दु 
" ङ " पर मिलती है । 


ङ - ङ1 - 32 - ङ3 – च 


रेखा, बिन्दु ङ से आरंभ होती है और संरक्षित वन के कम्पार्टमेंट संख्याक वीवीएनपी 1844, बिन्दु ङ1 , 
वीवीएनपी 1843 , बिन्दु ‘ ङ2 , बिन्दु ‘ ङ3 से होती हुई बिन्दु च पर मिलती है । 


च - छ 


रेखा, बिन्दु च से आरंभ होती है और संरक्षित वन के कम्पार्टमेंट संख्याक वीवीएनपी 1843, पी1761 से होती 

हुई बिन्दु " छ ” पर मिलती है । 


छ - ज 


रेखा, बिन्दु छ से आरंभ होती है और ग्राम जोबगा के प्लाट संख्या 1022 , 1023, 1024, 1077 , 1027 , 
1028 , 1021, 1032, 1036 , 1041 , 1042 , 1044, 1021 , 838 , 833, 710 , 712 , 719 , 644 , 645 , 
637, 613, 616, 487, 486 , 444, 445 , 140, 134 , 125 , 110, 95, 96, 82, 77 से होती हुई जाती 
है और बिन्दु " ज " पर मिलती है । 


ज - झ 


रेखा, बिन्दु ज से आरंभ होती है और संरक्षित वन के कम्पार्टमेंट संख्या पी1759 के उत्तरी सीमा से होती हुई 
जाती है और बिन्दु " झ " पर मिलती है । 


झ - अ 


रेखा, बिन्दु झ से आरंभ होती है और ग्राम पोंडी के प्लाट संख्याक 189, 192 , 193 , 196, 391 , 392 , 

388, 387, 375 , 374, 369 , 368 , 372 , 272 , 274, 305 , 288 , 291 , 552 , 581 से होकर 555 , 
576, 575 के उत्तरी सीमा, 605, 606, 609, 793 , 806, 901 , 897, 899, 928, 929, 930, 887 , 
932, 934, 936 , 937 से होती हुई जाती है और बिन्दु " ञ " पर मिलती है । 


ञ - ट 


रेखा, बिन्दु ञ से आरंभ होती है और ग्राम मानी के प्लाट संख्याक 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 , 

108, 111 , 112, 113, 177 , 179 से होती हुई जाती है और बिन्दु " ट पर मिलती है । 


ट - ठ 


रेखा, बिन्दु ट से आरंभ होती है और ग्राम सपकरा के प्लाट संख्याक 682, 321 , 747 , 746, 788 , 787 , 
774, 776, 777 , 781 , 767, 826, 828 , 830, 831, 832 , 833 , 859, 867 से होती हुई जाती है और 
बिन्दु " ठ पर मिलती है । 


ठ - ड - ढ 


रेखा- बुन्दु वर मे आरंभ होती 


रेखा, बिन्दु ठ से आरंभ होती है और रेहर नदी के पश्चिमी किनारा और बिन्दु ड से होती हुई जाती है और 
बिन्दु ढ पर मिलती है । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


6 - 


रेखा, बिन्दु ढ से आरंभ होती है और जोबगा नाला के उत्तरी किनारे से होती हुई जाती है और प्रारंभिक बिन्दु 
q Addəti 


[ ⓇT. FF . 43015 / 5 / 2017 — 545 Tug 311 $ 3172 ] 

विवेक भारद्वाज , संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF COAL 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 16th August, 2017 
S . O . 2672 ( E ). — Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Coal number 
S .O . 588 , dated the 9th March , 2017 issued under sub -section (1 ) of section 7 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and 
Development) Act, 1957 (20 of 1957 ) (hereinafter referred to as the said Act) and published in the Gazette of India , Part 
II, Section 3 , Sub -section (ii), dated the 11th March , 2017 , the Central Government gave notice of its intention to acquire 
1632 . 380 hectares (approximately) or 4033 .61 acres (approximately ) land as surface rights in or over such lands specified 
in the Schedule appended to that notification ; 


And whereas, the competent authority in pursuance of section 8 of the said Act has made his report to the 
CentralGovernment; 


And whereas, the Central Government after considering the aforesaid report and after consulting the 
Government of Chhattisgarh , is satisfied that the lands measuring 1632 .380 hectares (approximately ) or 4033 .61 acres 
( approximately) as surface rights in or over such lands as described in Schedule appended hereto , should be acquired ; 


Now therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 9 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the land measuring 1632. 380 hectares (approximately ) or 4033.61 acres 
(approximately) as surface rights in or over such land as described in Schedule are hereby acquired . 


The plan bearing number SECL /BSP /GM (PLG )/LAND / 2017 / 514 , dated the 27th June, 2017 of the area covered 
by this notification may be inspected in the office of the Collector, District Surajpur and Surguja (Chhattisgarh ) or in the 
office of the Coal Controller, 1, Council House Street , Kolkata – 700001 or in the office of the South Eastern Coalfield 
Limited (Revenue Section ), Seepat Road , Bilaspur - 495006 (Chhattisgarh ) . 


SCHEDULE 


Rehar West Block, Bishrampur Area , 
District Surajpur and Surguja (Chhattisgarh ) 


(Plan bearing number SECL / BSP / GM (PLG )/ LAND /2017 / 514 , dated the 27th June , 2017) 


Surface Right: 


( A ) Revenue Land : 


Sl. 
No. 


Name of 

village 
Jobga 
Pondi 
Sapkara 
Mani 
Getra 


Village 
number 

275 
270 
418 
659 
138 


Patwari Tahsil District 

Area in Remarks 
halka number 

hectares 
11 Surajpur Surajpur 

119 . 153 Part 
12 Surajpur Surajpur 

176 .595 Part 
27 Surajpur Surajpur 

83. 240 Part 
12 Surajpur Surajpur 

476 .614 Part 
Lakhanpur Surguja 

289 . 079 Part 
Total : 1144.681 hectares (approximately ) or 2828 .51 acres ( approximately ) 


3 . 


01 


( B ) Protected Forest Land : 


Range 


Division 


Remarks 


Si. 
No. 
1 . 
2 . 


Type of 

Forest 
Protected Forest 
Protected Forest 


Compartment 

number 
P 1729 
P 1759 


Area in 
hectares 

134 .690 
67 . 340 


Mani 
Pondi 


South Surguja 
South Surguja 


Full 
Full 


[ 471 II - QUS 3( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


.co 


Protected Forest 
Protected Forest 
Protected Forest 
Protected Forest 


P 1760 Rajapur South Surguja 

150 . 142 Full 
Rajapur South Surguja 

25 .550 Part 
VVNP 1843 Lainga South Surguja 

77 .810 Part 
VVNP 1844 

Lainga South Surguja 

32 . 167 Full 
Total : - 487.699 hectares ( approximately ) or 1205 . 10 acres ( approximately ) 


Total ( A + B ) = 1144.681 + 487.699 = 1632. 380 hectares (approximately ) 

or 4033.61 acres (approximately) 


1. Plot numbers acquired in village Jobga (Part): 77 ( P ), 78 to 81 , 82 (P ), 83 to 94 , 95 (P ), 96 ( P ), 110 (P ), 125 (P ), 
126 to 133 , 134 (P ), 135 to 139, 140 (P ), 442, 443, 444 (P ), 445 ( P ), 446 to 485, 486 ( P ), 487 (P ), 613 (P ), 614 , 615 , 616 (P ), 
617 to 636 , 637 ( P ), 644 (P ), 645 ( P ), 646 to 709, 710 (P ) , 711, 712 ( P ), 719 ( P ), 833 (P ), 834 to 837 , 838 , 1021 (P ) to 
1024 (P ), 1027(P ) to 1029 (P ), 1030 , 1031, 1032(P ), 1036 (P ), 1037 to 1040 , 1041 (P ), 1042(P ), 1044 (P ), 1045 to 1076 , 
1077 (P ), 1078 to 1152 . 


2 . Plot numbers acquired in village Pondi (Part): 188 , 189 (P ), 190 , 191 , 192 (P ), 193 (P ), 194 , 195 , 196 (P ), 271, 
272 ( P ), 273, 274 (P ), 288 (P ), 291(P ), 292 to 304 , 305 (P ), 306 to 366 , 369(P ), 372 ( P ), 374 ( P ), 375 ( P ), 376 to 386 , 387 ( P ), 
388 ( P ), 391( P ), 392 (P ), 393 to 551, 552( P ), 553 to 576 , 581(P ), 605 (P ), 606 (P ), 607 to 609, 793( P ), 806 ( P ), 887 (P ), 
897 (P ), 899 (P ), 900 , 901( P ), 902 to 928 , 929( P ), 930 (P ), 931, 932 (P ), 934 (P ), 936 (P ), 937 (P ), 938 to 1094 . 


3 . Plot numbers acquired in village Sapkara (Part ): 321(P ), 682(P ), 683 to 745 , 746 (P ), 747 ( P ), 767(P ), 774 ( P ), 
775 , 776 ( P ), 777( P ), 780 , 781 (P ), 782 to 786 , 787( P ), 788 (P ), 789 to 806 , 808 to 827 , 828 (P ), 830 (P ) to 833 (P ), 859 (P ), 
867( P ). 


4 . Plot numbers acquired in village Mani ( Part): 22( P ) to 30 ( P ), 108 (P ), 111 (P ) to 113 (P ),114 to 176 , 177 (P ), 
179 ( P ), 180 to 860 , 862 to 1183, 1679 . 


5 . Plot numbers acquired in village Getra ( Part): 1( P ), 2 to 268 , 269( P ), 270 , 271, 272 ( P ), 273 , 274 (P ), 275 ( P ), 
276 , 277 , 278 ( P ), 279( P ), 281( P ), 295 ( P ) , 297 to 304 , 305 (P ), 306 to 313, 314 ( P ), 315 , 316 , 317 ( P ), 319 ( P ), 342 ( P ), 
343 ( P ), 495 (P ), 496 to 824 , 825 ( P ), 826 to 840 , 841 (P ), 842 ( P ), 843 to 855 , 856 (P ), 857 to 861, 862( P ) to 864( P ), 867 (P ) 
to 869 (P ), 884( P ), 885( P ), 886 , 887, 888 ( P ) to 891 (P ), 892 to 970 , 972 to 993, 994( P ) , 995 (P ), 996 , 997, 998( P ) , 1001(P ), 
1002 (P ) , 1003, 1004 ( P ), 1005 ( P ), 1010 ( P ) to 1012 ( P ), 1013 , 1014 (P ) , 1015 ( P ), 1017 (P ) to 1020 ( P ), 1021, 1022 ( P ), 1023 , 
1024 , 1025 (P ) to 1027 ( P ), 1032 ( P ), 1036 ( P ), 1050 ( P ), 1051(P ), 1052 to 1055 , 1056 ( P ), 1057 (P ), 1069 (P ), 1213 , 1222 , 
1223, 1227 to 1229 , 1231( P ). 


Boundary Description : 


A - B - C 


Line starts from point ‘ A ’ and passes in village Getra through plot number 1036 , 994 , 995 , 998 , 
1001, 1002, 1004, 1005, 891 , 890 , 889 , 888, 884 , 885 , point B 856 , 864 , 863, 862, 867 and meets 
at point C . 


C - D - E 


Line starts from point C and passes in village Getra through plot number 867, 868 , 869, 842, 841, 

1010 , 1011, 1012 , 1014 , 1015 , 1017 , point D , 839 , 1018 , 1019 , 1020 , 1022, 1032 , 1026 , 1027, 
1025, 1050 , 1051, 1069, 1057 , 1056 , 825 , 1231 , 495 , 281, 278 , 279 , 275 , 274 , 272 , 295 , 269, 297 , 
305 , 306 , 307 , 314 , 319 , 317 , 342 , 343, 1 and meets at point ‘ E . 


E -E1-E2-E3- F 


Line starts from point E and passes through Protected Forest compartment no . VVNP 1844 , point 

‘ El ’, VVNP 1843, point ‘ E2 , point ‘ E3 ’ and meets at point ‘F ’. 


F -G 


Line starts from point F and passes through Protected Forest compartment no . VVNP 1843 , P 
1761 and meets at point ‘G ’. 


G - H 


Line starts from point ‘G ’ and passes in village Jobga through plot number 1022, 1023 , 1024, 
1077 , 1027, 1028 , 1021, 1032 , 1036 , 1041, 1042, 1044, 1021, 838 , 833 , 710 , 712 , 719 , 644 , 645 , 
637 , 613 , 616 , 487 , 486 , 444 , 445 , 140 , 134 , 125, 110 , 95 , 96 , 82, 77 and meets at point H . 


H - I 


Line starts from point H and passes along northern boundary of Forest compartment no. P 1759 
and meets at point I . 


Line starts from point l and passes in village Pondi through plot number 189 , 192 , 193, 196 , 391, 
392 , 388 , 387, 375 , 374 , 369, 368, 372 , 272 , 274 , 305 , 288 , 291, 552 , 581, along northern 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


boundary of plot number 555 , 576 , 575 , through 605 , 606 , 609 , 793, 806 , 901, 897, 899 , 928 , 929 , 
930 , 887 , 932 , 934 , 936 , 937 and meets at point I . 


J- K 


Line starts from point I and passes in village Mani through plot number 22, 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 
28 , 29, 30 , 108, 111, 112 , 113 , 177 , 179 andmeets at point ‘ K . 


K - L 


Line starts from point K and passes in village Sapkara through plot number 682, 321, 747 , 746 , 
788 , 787 , 774 , 776 , 777 , 781, 767, 826 , 828 , 830 , 831, 832 , 833 , 859 , 867 and meets at point L . 


L - M - N 


Line starts from point L and passes along western bank of Rehar River, point ‘ M and meets at 
point ‘N ’. 


N - A 


Line starts from point ‘N ’ and passes along northern bank of Jobga Nala and meets at starting 
point ‘ A ’. 


[F . No. 43015 / 5 / 2017 -LA & IR ] 
VIVEK BHARADWAJ, Jt. Secy. 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road,Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054. 


Digitally signed 
by ALOK KUMAR 
Date : 2017.08 . 21 
12 :39: 39 + 05 30 


